CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण, 1940 ( श० ) 


संख्या- 785 


राँची, सोमवार 


___ 13 अगस्त , 2018 (ई० ) 


पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


संकल्प 
2 अगस्त , 2018 


विषयः लोक मंथन 2018 के आयोजन के संबंध में । 


संख्याः 1/ सं0 -08 - 14 /18 - 424-- भारत देश समृद्ध ज्ञान , संस्कृति , परम्परा आचार-विचार 
तथा लोक संवाद से परिपूर्ण है । पिछले कई सदियों में भारत देश के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक 
एवं व्यवाहारिक पहलूओं में कई प्रभाव एवं बदलाव सन्निहित हुए है जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार 
के लोक आस्था, लोक धर्म , लोक अनुष्ठान, लोक भाषाएँ लोक साहित्य तथा लोक व्यवस्था आदि का 
स्थापन लोगो के बीच रहा है, परन्तु इसके राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानस का मूल आक्षुण्ण रहा है जिससे 
करोड़ों भारतवासी शताब्दियों से एक सूत्र में बंधे रहे हैं जो राष्ट्र के सांस्कृतिक एकता की आत्मा है । 


राष्ट्र सर्वोपरि ( Nation First ) की भावना के साथ भारत के मूल सांस्कृतिक मानस से 
उत्पन्न विविधताओं, स्थापित विभिन्न लोक मूल्यों तथा राष्ट्र के वर्तमान विभिन्न परिप्रेक्ष्य के 
परिचर्चा हेत् राष्ट्रीय स्तर पर विचारकों एवं विद्ववत् जनों का एक महती सम्मेलन “लोक मंथन ” 
दिनांक 27 सितम्बर , 2018 से 30 सितम्बर , 2018 तक आयोजित किया जायेगा जिसमें देश के 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 
वर्तमान मुद्दों पर विचार -विमर्श एवं मनन चिंतन किया जायेगा । कार्यक्रम में कला, साहित्य एवं 
मीडिया की भी महती भूमिका होगी । 


भारत में लोक मंथन का कार्यक्रम पूर्व में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 2016 
में आयोजित किया गया था जिसके दो वर्ष पश्चात झारखण्ड की राजधानी राँची में इसे आयोजित 
किया जा रहा है । 


लोक मंथन 2018 का मुख्य विषय ( Theme ) भारत बोध जन गण मन होगा जिसके 
मुख्य उद्देश्य निम्नवत् होंगेः 


• 


• 


प्रतिभाशाली विद्ववत्जनों, विचारकों , शोधार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं कलाकारों 
को समकालीन मुद्दों पर विचार -विमर्श हेतु एक मंच पर एकत्रित किया जा सकेगा | 
कला, साहित्य मीडिया एवं अन्य अनुशासनों में राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीय भावना को 
सुदृढ़ धरातल प्रदान किया जा सकेगा । 
राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को सुदृढ़ करने हेतु पारस्परिक विचारशीलता विकसित किया 
जा सकेगा एवं प्रजातांत्रिक सोच का सवंर्द्धन होगा , जिससे लोकतंत्र, सामाजिक न्याय , 
परस्पर सामंजस्य की भावना तथा सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्वृद्धि होगी । 
देश के युवाओं तथा आमजनों के बीच भारत बोध तथा राष्ट्र सर्वोपरि ( Nation First ) की 
भावना विकसित होगी जिससे राष्ट्रीयता की भावना और सुदृढ़ होगी । 


2 - 


कार्यक्रम आयोजन का स्वरूपः 


लोक मंथन 2018 कार्यक्रम का आयोजन 27 सितम्बर, 2018 से 30 सितम्बर , 2018 
तक आयोजित होगा जिसमें 200 ख्यातिनाम वक्तागण एवं लगभग 1600 प्रबुद्ध प्रतिभागी शामिल 
होने की संभावना है । कार्यक्रम का आयोजन स्थल खेलगाव, होटवार , राँची होगा । 


कार्यक्रम के आयोजन हेतु तीन समितियों का गठन किया जायेगा जो निम्नरूपेण होगीः 


गौरवाध्यक्ष 


संरक्षक मंडल 


( क ) स्वागत समितिः 
1 श्री रघुवर दास , 

माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड 
श्री सुदर्शन भगत , 
केन्द्रीय ( राज्य ) मंत्री, भारत सरकार 
श्री अर्जुन मुण्डा, 

माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड 
4- श्री अमर कुमार बाउरी , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


सचिव 


सदस्य 


माननीय मंत्री, पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद 

एवं युवाकार्य विभाग , झारखण्ड , राँची 
5 सुश्री आशा लकड़ा, 

महापौर , राँची, झारखण्ड 
श्री नन्द कुमार इंदु, 
कुलपति, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखण्ड 

पदमश्री अशोक भगत , समाजसेवी 
8- श्री एस०एन० ठाकुर 
9- प्रो० दिगम्बर हासदा 

डा० मनीष रंजन , 
सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं 

युवाकार्य विभाग 
11 - डा० रश्मि 

शिक्षाविद् 
12- श्री हिमांशु मेहता, 

अपर महाधिवक्ता 
13 श्री रणजीत गाड़ोदिया , 

चार्टेड आकउंटेंट 
14- डा० रमेश पाण्डे, 

कुलपति , राँची विश्वविद्यालय , राँची 
15- डा० रमेश शरण , 

कुलपति, विनोवाभावे विश्वविद्यालय हजारीबाग 
16- डा० मनोरंजन प्रसाद सिन्हा , 

कुलपति , सिदो-कान्हो विश्वविद्यालय, दुमका 
17] श्री एन०एन० सिंह 

कुलपति , नीलाम्बर - पीताम्बर विश्वविद्यालय, 

पलामू झारखण्ड 
18- डा० अंजनी श्रीवास्तव , 

कुलपति , कोयलांचल विश्वविद्यालय , झारखण्ड 
19- डा० परमिंदर कौशल , 

कुलपति , बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखण्ड 
डा० शैलेन्द्र सिंह , 
निदेशक , आईआईएम , राँची, झारखण्ड 


0 


24 


25 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 
21- डा . हेमंत नारायण , 

वरीय चिकित्सक , RIMS 
22- पदमश्री सिमान उराँव , 

समाजसेवी 
प्रदीप सोंथालिया , 
उद्योगपति 
पदमश्री गोपाल दुबे, 
कलाकार 
न्यायमूर्ति रमेश मेराठिया, 

पूर्व न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय , राँची 
26- श्रीमती मंजू गार्गी, 

शिक्षाविद् 
27- श्री आलोक कुमार 

GM , CCL 
श्रीमती रेखा जैन , 
महिला उद्यमी 
श्रीमती ऊषा जालान , 
समाजसेवी 
श्री शिव सिंह , 

समाजसेवी 
31 - श्री विकास सिंह , 

व्यवसायी 


गौरवाध्यक्ष/ अध्यक्ष/ सचिव समिति में सदस्यगण जोड़ या घटा सकेंगे । 


अध्यक्ष 


( ख ) आयोजन समितिः 
1 - श्री अमर कुमार बाउरी , 

माननीय मंत्री, पर्यटन , कला संस्कृति , 
खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड राँची 
डा० राजकुमार , 
सहायक प्राध्यापक 
श्री प्रशांत विद्यार्थी, 
अधिवक्ता 


उपाध्यक्ष 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 


4 - 


5 - 


श्री अमरकांत झा 
शिक्षाविद् 
डा० श्रवण सिंह 
प्राध्यापक 
श्री जे० नन्द कुमार , 
महासचिव, लोकमंथन , राष्ट्रीय - संयोजक , प्रज्ञा प्रवाह 


सचिव 


संयोजक 


श्री राजीव कमल बिट्ट, 
चार्टेड अकाउंटेंट 


श्री मंयक रंजन 


सह संयोजक 


सहायक प्राध्यापक 


9 


श्री रणविजय 


कोषाध्यक्ष 


सहायक प्राध्यापक 


10 


पुष्कर बाला, 


सदस्य 


सहायक प्राध्यापक 


11- शर्मिला सोरेन , 


इतिहास संकलन समिति 


12 - 


श्री प्रीतम , 


सह -प्राध्यापक 


13- श्री ज्योति प्रकाश, 


प्राध्यापक 


14- 


श्री सुशील अंकन, 


" 


सह -प्राध्यापक 


15- डा० रामकेश पाण्डेय , 


प्राध्यापक 


16- श्री संजय श्रीवास्तव 


कलाकार 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 


17 - 


श्री उमेश मिश्रा, 


कलाकार 


18- 


श्री अजय चट्टोराज , 


सदस्य, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची 
19- श्री कंजीव लोचन 


सहायक प्राध्यापक 


20] 


श्री अखिलेश , 


शिक्षाविद् 
21 - डा० ब्रजेश, 

सहायक प्राध्यापक 
22 - श्री रत्नेश, 

समाजसेवी 
23 श्री संजय सेठ, 


अध्यक्ष, झारखण्ड खादी बोर्ड , झारखण्ड, राँची 


अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सचिव सदस्यगण जोड़ या घटा सकेंगे | 


संचालन समितिः 
1- अपर सचिव, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग - अध्यक्ष 
2- अपर सचिव , पर्यटन प्रभाग - सदस्य 
3- निदेशक, संस्कृति , सांस्कृतिक कार्य निदेशालय - सदस्य 

___ संचालन समिति द्वारा स्वागत एवं आयोजन समिति से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम 
का सफल एवं सुचारू संचालन किया जायेगा । संचालन समिति के अधीन भी कार्यक्रम के छोटे स्तर 
की व्यवस्था हेतु छोटे - छोटे विभिन्न समूह गठित किये जायेगे जो अपने निर्धारित कार्य हेतु संचालन 
समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे । साथ ही आवश्यकतावश सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं 
युवाकार्य विभाग द्वारा कार्यक्रम के संचालन हेतु उप समिति का गठन किया जा सकता है । 


कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न 200 वक्तागण एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले 
अन्य महानुभावों अतिथियों का चयन संचालन समिति द्वारा किया जायेगा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 13 अगस्त , 2018 


कार्यक्रम में भाग लेने वाले वक्तागण , महानुभाव अतिथिगण तथा अन्य प्रतिभागियों के 
आवासन , भोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का आकलन संचालन समिति द्वारा करते हुए इस 
निमित्त आवासन , भोजन , टेन्टेज तथा अन्य आवश्यक प्रबंधकीय कार्यों के कार्यान्वयन हेतु किसी 
कुशल एजेन्सी का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा | 


लोक मंथन 2018 कार्यक्रम के आयोजन में संभावित व्यय लगभग 4- 00 करोड़ रूपये 
होगी जो बजट मुख्य शीर्ष- 2205 -कला एवं संस्कृति-लघु शीर्ष-796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष 
39 -सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन-विस्तृत शीर्ष- 03 -प्रशासनिक व्यय-प्राथमिक इकाई- 20 -मेला एवं 
प्रदर्शन मद से विकलनीय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 785 -- 50 


